सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


136 राँची , 

बुधवार , 


30 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


- 


) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
29 मार्च , 2022 


> 


2 


1899 


10 


संचिका सं०-13 / नि ० वि ० ( NeSL ) -11 / 2020-134 / नि ० --विभागीय अधिसूचना 
संख्या -13 / नि ० वि ० ( NeSL ) -11 / 2020-376 / नि ० , दिनांक -30.07.2020 द्वारा भारतीय 
मुद्रांक ( झारखण्ड संशोधन ) अधिनियम , 2018 द्वारा यथा संशोधित भारतीय 
मुद्रांक अधिनियम , 

की धारा 

( 1 ) के अन्तर्गत National 
e - Governance Service Limited ( NeSL ) के पोर्टल पर निष्पादित होने वाले 
14 चौदह प्रकार के दस्तावेजों Stock Holding Corporation of India Limited 
के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मुद्रांक शुल्क के डिजिटल भुगतान का प्रावधान 
किया जा चुका है । 


2 


2 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 मार्च , 2022 
उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर दस्तावेजों के प्रकार की 
सूची में क्रमांक -15 के रूप में निम्नांकित दस्तावेज को सम्मिलित किया जाता है । 


क्र.सं. - 15- सीमा शुल्क बॉण्ड ( Customs Bond ) 


3 . 


अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 


4 . 


यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 


सुमन कैथरिन किस्पोट्टा , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 136 50 


-- 


